पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2022 — aural 6, शक 1944 


क्रमांक 321 ] 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2022 
आदेश 


कमांक एफ 6-1/2022/1-7— विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय के आदेश कमांक 
4022 / 1135 / XXI-B/C.G./2022, दिनांक 19-04-2022 gRI छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन 
छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में निम्नानुसार उप सचिव एवं विधि अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर 


पदस्थ करने हेतु सौंपी गई है:- 


स.क. | वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायाधीश का नाम नवीन पदस्थापना 
(1) (2) (3) 
1 श्री श्याम कुमार साहू, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बिल्हा उप सचिव, 
छ.ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर 
2 | श्री विवेक नेताम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दंतेवाड़ा विधि अधिकारी 
छ.ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर 


2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग में 
प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश 
तक पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी.डी. सिंह, सचिव. 


641 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


